निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 वैशाख 1932 ( श ) 
पटना , बुधवार , 19 मई 2010 


( सं० पटना 329 ) 


गृह विभाग 


- - - 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

18 मई 2010 
एस0ओ0 102, दिनांक 19 मई 2010 — बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 , समय - समय पर यथा 
संशोधित, की धारा - 4 की उप - धारा (1) सपठित उप - धारा ( 2) ( ग ) एवं उप - धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित आदेश करते है: 

पद त्याग के बाद पाँच वर्षों की समाप्ति पर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए 2- 8 का सशस्त्र 

पुलिस बल, हाउस गार्ड के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा जो गृह सुरक्षा उपलब्ध कराएगा 
एवं दो अंगरक्षक प्रतिनियुक्त किए जायेंगे जिसमें एक वर्दीधारी होगा तथा अन्य सादे लिबास में 
होगा जो लगातार निकटस्थ सुरक्षा देगा । इसके अतिरिक्त सड़क यात्रा के दौरान पायलट, बुलेट 
प्रूफ कार एवं 1 - 4 का सशस्त्र मार्गरक्षी पुलिस दल भी उपलब्ध कराया जाएगा । यह सुरक्षा 
व्यवस्था राज्य पुलिस की विभिन्न ईकाइयों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी । 


( सं0 सं0 - जी0 / भी0आई0पी0 - 18 / 98 – 6315 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

भगत चौधरी, 
सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 19 मई 2010 

18 मई 2010 
एस0ओ0 103, एस0ओ0 102 , दिनांक 19 मई 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद - 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - जी0 / भी0आई0पी0 - 18 / 98 – 6315 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

भगत चौधरी , 

सरकार के उप - सचिव । 
The 18th May 2010 
S . O . 102, dated the 19th May 2010 — In exercise of the powers conferred under 
sub - section (1 ) read with sub - section ( 2 ) (c ) and sub - section (5 ) of section 4 of The Bihar 
Special Security Group Act, 2000 , as amended from time to time, the Governor of Bihar 
is pleased to make the following order with immediate effect: 

On expiry of five years after demitting office, for the Ex -Chief Ministers , 

armed police force of 2 - 8 strength shall be deputed as House Guard which 
shall provide house security and 2 ( Two ) Body Guards out of which one 
shall be in uniform and the another in plain dress who shall continu 


provide proximate security . In addition , during travel by road pilot, bullet 
proof car and an escort of 1-4 armed police group shall also be provided . 
This security management shall be provided by various Units of the State 


Police. 


( File No - G/ VIP -18/ 98 – 6315 ) 
By order of the Governor of Bihar, 

BHAGAT CHAUDHARY , 
Deputy Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 329- 571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


